सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 वैशाख , 1938 ( श०) 
राँची, शुक्रवार , 

12 मई, 2017 ( ई० ) 


संख्या- 289 


श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 

- - - - - - - - - - - - 

अधिसूचना 
28 जनवरी , 2017 


एस०ओ०- 22 -- मजदूरी भुगतान अधिनियम , 1936, (1936 का 4 ) की धारा- 6 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों काप्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल अधिनियम की धारा-2 (ii) से आच्छादित 
औद्योगिक एवं अन्य स्थापनाओं के नियोजकों को निदेशित करते है कि वे सभी नियोजित व्यक्तियों 
की मजदूरी का भुगतान सिर्फ चेक अथवा उनके बैंक खाता के माध्यम से ही करेंगे । 


संचिका संख्या -02/ श्रमा०का०( P. W . Act)- 11/ 2016 श्र०नि० 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बुद्धदेव भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 12 मई, 2017 

अधिसूचना 
28 जनवरी, 2017 


एस० ओ०-22 -- का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके 
द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- ३४८ के खण्ड ( 3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में 
उसका प्राधिकार पाठ समझा जायेगा | 


संचिका संख्या-02/ श्रमा०का०(P. W. Act)- 11/ 2016 श्र०नि० 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बुद्धदेव भगत , 
सरकार के अवर सचिव | 


NOTIFICATION 
28 January, 2017 


S . 0 - 22 -- In exercise of powers conferred by section 6 of the Payment of Wages Act , 1936 
( 4 of 1936 ) The Governor of Jharkhand is pleased to direct employers of Industrial or other 
establishments covered under section . 2 ( ii ) of the Act, to pay to every person employed in such 
industrial or other establishment, the wages only by cheque or by crediting the wages in his bank 
account. 


[ FileNo - 02/shrm. ka.( P. W . Act) - 11/ 2016 L & E ] 

By order of the Governor of Jharkhand . 


Budhdev Bhagat, 
Under Secretary to Government. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 289 -- 150 


